सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 640 


19 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

____ 10 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
15 जुलाई , 2016 


संख्या - 3/ प्रोन्नति- 02 - 11 / 2014 का .- 6052-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 
न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के 
निम्नांकित पदाधिकारियों को उनसे कनीय पदाधिकारियों को प्रदान की गई तिथि 8 अगस्त , 2014 के 
भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 


क्र० । पदाधिकारी का नाम 


गृह जिला 


| कोटि क्रमांक 


वर्तमान पदस्थापन 


( वर्ष 2003 ) 


| 1 


श्री ज्ञानेन्द्र कुमार 


सारण 


710 / 03 


सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, 
राँची 


श्री अभय नन्दन अम्बष्ट 


| दुमका 


712 / 03 


उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , 
झारखण्ड, राँची 


श्री राजीव रंजन कुमार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 अगस्त , 2016 
| पलामू 716/ 03 

महाप्रबंधक , कार्मिक - सह - सामान्य 
प्रशासन , झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम 
लिमिटेड , राँची 


| 4 | श्रीमती कुमकुम प्रसाद 


पटना 


724 / 03 


उप सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची 


2. विभागीय संकल्प सं०- 3286 दिनांक 4 अप्रैल, 2014 एवं तत्समय अन्य संगत प्रभावी आदेश 
को शिथिल करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की जाने वाली वैचारिक प्रोन्नति की तिथि 
8 अगस्त , 2014 से उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि की गणना की जाएगी । 


3. भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की जाने वाली वैचारिक प्रोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित 
पदाधिकारियों को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा | 


4. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है । 


5. यह अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं०- 3795 / 2003 में 
पारित अन्तिम न्यायादेश से प्रभावित होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 640 - 50 | 


